THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 11.- Sec " 3 (1)] 


सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मोरमुगाव पत्तन न्यास कर्मचारी ( आचरण ) ( संशोधन ) 
विनियम , 1993 का अनुमोदन करती है । 
2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 
होंग । 

[ फा. सं . पी . आर.-12012/ 24/ 92-पी .ई.] 

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव 


मोरमगाव पत्तन न्यास 


अनुसूची 


प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 124 ( 1 ) तथा 
( 2 ) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोरमुगाव पत्तन न्यास 
के न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियम बनाते हैं : -- 
1 ( 1) इन विनियमों को मोरमुगाव पत्तन कर्मचारी ( आचरण ) (संशोधन ) विनियम , 

___ 1993 कहा जाएगा । 
( 2 ) ये विनियम केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होने की 

तारीख से प्रभावी होंगे । 
विनियम 4 का संशोधन : 
विद्यमान खंड ( 4 ) ( 3 ) के बाद निम्नलिखित खंड ( 4) को जोड़ा जाए : 

खंड ( 4 ) : इस विनियम के उद्देश्य के लिए कोई गतिविधि या कार्यकलाप के संबंध में 
कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा । 

मूल विनियम 

मंडल द्वारा मंडल के संकल्प सं 5 दिनांक 24 / 7/64 के अंतर्गत अनुमोदन । मंत्रालय 
का पत्र सं पीजी ( 18 )/ 64 दि 4 / 9-1964 

हाल ही के संशोधनों का संदर्भ : 
( 1) सा . का .नि . संख्या 668 ( ई) दि . 1-6- 88 

फाईल सं . पी आर-1 2013/ 7/ 88 -पीई -1 दिनांक 1/ 6/ 88 
( 2 ) सा . का .नि संख्या 878 ( ई ) दिन . 4/ 10/ 1989 

फाईल सं. पीपार- 12013/ 7/ 88-पीई-1 दिनांक 4/ 10/ 89 


( RT II - * * 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Ww 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd February, 1993 
G . S .R . 82(E ).- - In exercise of the powers conferred by sub- section (i) of section 124 , 
read with sub -section (1) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the 
Central Government hereby approves the Mormugao Port Employees (Conduct) (Amend 
ment) Regulations. 1993 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao and 
set out in the Schedule annexed to this Notification . 


2 . The said regulations shall come into force on the date of publication of this notifica 
tion in the Official Gazette . 

[No. PR - 1212 /24 /92 -PEI) 
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy . 


MORMUGAO PORT TRUST 


SCHEDULE 


In exercise of the powers conferred by section 28 read with Sections 124 ( 1) and (2 ) of 
the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Mormugao 
Port Trust hereby makes the following regulations : 

1. (1) These regulation may be called the Mormugao Port Employees (Conduct) (Amend 
ment) Regulations, 1993 . 

(ii) They shall come into force from the date of publication in the Gazette of India . 

2 . Amendment to Regulation 4 . Add the following clause (4 ) after the existing Clause 
4 ( 3 ) . 

Clause ( 4 ). If any question arises whether any movement or activity falls within 
the scope of this regulation , the decision of the Central Government thereon shall be final. 

Principal Regulation : 

Approved by the Board under B .R . No .5 dated 24 -7 -64 , Ministry s Letter No . PG (18 ) 764 
of 4 . 9 - 1964. 
Reference of recent amendments : 

(1) GSR No. 668(E ) dated 1-6 -88 F . No . PR - 12013 /7 /88-PE .I dated 1-6 -88 . 
(2 ) GSR No. 878 (E ) dated 4 - 10 - 1989. 

F . No. PR - 12013 /7 /88-Pe .I dated 4 - 10 -89 . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 , 1993 


जिस्ट्री सं . डी . एल .- 33004/ 93 


REGD . NO . D.L.- 33004/ 93 


A 


R 


22 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - अण्ड - उब - खण्ड (i ) 
PART II - Section 3 - Sub-seetion (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 64] 
No . 64 ] 


नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 1993/ फाल्गुन 5, 1014 
NEW DELHI , WEDNESDAY , FEBRUARY 24, 1993 / PHALGUNA 5, 1914 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


reme 


- 


m 


e 


स भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या ही चाती है जिसे कि यह मनग संकलन केप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to the Part In order that may be hadi 

separate compilation 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Ara 


- 


en 


- mm- 

e 


e 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


उद्योग मंत्रालय 


( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

प्रादेश 
नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1993 


सा . का .नि . 83 ( अ ): - केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्तु 
अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10) की धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के 
उद्योग मंत्रालय के आदेश सं . सा . का .नि . 356 ( अ ), तारीख 
18 मार्च, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते 
हए जिन्ह ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का 
लोप किया गया है , निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात : 


( 2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 
होगा । 

( 2 ) परिभाषाएं : -- इस आदेश में , जब तक कि संदर्भ से 
अन्यथा अपेक्षित न हो : - - 
( क ) “समुचित प्राधिकारी " से अभिप्रेत है कोई ऐसा 

अधिकारी, जो भारत भरकार के अवर सचिव के 
रैंक से नीचे का न हो , या कोई ऐसा अधिकारी,, 
जो किसी राज्य सरकार के जिला उद्योग केन्द्रों 
के महाप्रबन्धक के रैक से नीचे का न हो और 
जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस 

आदेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए 

नियुक्त किया जाए; 
( ख ) “ब्यूरो " से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है ; 
( ग ) विद्युत तार , केवल , साधिन और उपसाधन के 

संबंध में , “व्यौहारी " से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति 
( 1 ) 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: - ( 1 ) इस आदेश का 
संक्षिप्त नाम विद्युत तार , केवल , साधित्र और उपसाधन 
( क्वालिटी नियंत्रण ) आदेश , 1993 है । 


479 GI / 93 


